228 


HARYANA GOVT. GAZ., APRIL 6, 2004 (CHTR. 17 , 1926 SAKA ) 


[ PARTI 


सिंचाई विभाग 


आदेश 


दिनांक 25 मार्च, 2004 


क्रमांक 2593.-- चूंकि , भूमि अर्जन के अधीन जारी की गई हरियाणा सरकार सिंचाई विभाग की अधिसूचना संख्या 6007/ 223/ 1 -एल , 
दिनांक 25 जून , 2003 में पठित धारा 4 के अधीन प्रकाशित है तथा अधिसूचना संख्या 401/ 223/ 1- एल०, दिनांक 20 फरवरी, 2004 में पठित 
धारा 6 में वर्णित भूमि, गांव डाबोदा- खुर्द तथा बुपनिया से जिनकी तहसील बहादुरगढ़ व जिला झज्जर में सरकार द्वारा , सरकारी खर्च पर , 
सार्वजनिक प्रयोजन हेतु माड़ोढी- डाबोदालिंक ड्रेन बुर्जी नम्बर 0 से 11266 तक जिसकी आऊट फालिंग बुर्जी नम्बर 23420- एल० के ० सी ० 
बी ० ड्रेन के निर्माण के लिये अपेक्षित घोषित की गई है । अतः इसलिये अब भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 7 (सात ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा जिला राजस्व अधिकारी, झज्जर को उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित भूमि को 
अभिग्रहण करने का आदेश देते हैं । 


... 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


( हस्ता ०) ... 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवायें परिमण्डल, रोहतक । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Order 


The 25th March , 2004 


No. 2593.-- Whereas, the land described in the Haryana Government Notification No. 6007/223/ 1- L dated 
25th June, 2003 issued under Section 4 and Notification No. 401/223/ 1-L dated 20th February , 2004 issued under 
Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 , has been declared to be needed at the expenses of the Irrigation Department 
Haryana, for a public purpose, namely , construction of Mandothi-Daboda Link Drain from R.D. O to 11266 outfalling 
at RD 23420 -L K.C.B. Drain in Village Daboda Khurd and Bupania in Tehsil Bahadurgarh and District Jhajjar. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 7 (Seven ) of the Land Acquisition Act, 1894 , the 
Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer, Jhajjar to take order for the Acquisition of land 
described in the specification appended to the declaration published . 


By order ofGovernor of Haryana . 

( Sd.) ..., 
Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle ,Rohtak . 


37331 - C.S. - H.G.P., Chd . 


